रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 


भारत सरकार 


REGD. No. 0. L.-33002/99 


Delhi Gazette 


एस.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250198 
SG-DL-E-29112023-250198 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 348] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945 
No. 348] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945 


art IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार 


[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299 
[N. C. T. 0. No. 299 


GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह पुलिस-ना (विभाग) 
अधिसूचना 
दिल्‍ली, 21 नवम्बर, 2023 


फा. सं. 20/4/2003/ गृ.पु.-ता /3782.---जबकि, ट्रर्मिनल-3 आईजीआई एयरपोर्ट के प्रस्थान और 
आगमन प्रांगण पर वाहन चालकों द्वारा अंधाधुंध हॉर्न बजाने से उत्पन्न होने वाले शोर से अदालतों की सुगम 


कार्यवाही में अशांति एवं असुविधा भी उत्पन्न हो रही है; 


और जबकि, ट्रर्मिनल-3 आईजीआई एयरपोर्ट के प्रस्थान और आगमन प्रांगण पर वाहन चालकों द्वारा हॉर्न 
बजाने से उत्सर्जित शोर के स्तर को कम करके इस नुकसान को रोकने के लिए यह करना आवश्यक है; 


अतः: मैं, एस.के. सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्‍ली, दिल्‍ली पुलिस अधिनियम, 1978 की 
धारा 29 (ई) जिसका अधिकार मुझको पुलिस आयुक्त, दिल्‍ली के आदेश संख्या 1433-1560 / स्पेशल सैल, दिनांक 
07.07.1978 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए ट्र्मिनल-3 आईजीआई एयरपोर्ट के प्रस्थान और आगमन प्रांगण पर 


वाहन चालकों द्वारा हॉर्न बजाने पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाता हूँ सिवाय आपातकाल » तत्काल परिस्थितियों 


को छोड़कर जहां हॉर्न बजाना आवश्यक है। 


7281 DG/2023 (1) 


2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला 
पुलिस surged व थानों दिल्‍ली,/नई दिल्‍ली के सूचना vedi पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी। 

सबंधित अधिकरण एवम्‌ सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जनसाधारण को सूचनार्थ एवम्‌ सुविधा हेतु आवश्यक 
संकेत vee पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएऐंगे। 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 21 /11 / 2023 को जारी किया गया। 


एस. के. सिंह, उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय-गा) 


HOME (POLICE-II) DEPARTMENT 
NOTIFICATION 
Delhi, the 21st November, 2023 


F. No. 20/4/2003/HP-II/3782.—Whereas, the noise caused by indiscriminate blowing of horns by the 
motorists at departure and arrival forecourts of Terminal-3 IGI Airport is causing annoyance and disturbance to the 
general public. 


And whereas, it is necessary to prevent this harm by reducing the noise levels emitting from use/blowing of 
horns at departure and arrival forecourts of Terminal-3 IGI Airport. 


Now, therefore, I, 8.1९. Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ-I), Delhi in exercise of the 
powers u/s 29(e) of Delhi Police Act, 1978 delegated to me by the Commissioner of Police, Delhi vide his Order 
No. 1433-1560/Spl. Cell dated 07.07.1978 do hereby prohibit the blowing of horns at departure and arrival forecourts 
of Terminal-3 IGI Airportexcept under emergency/urgent situations where blowing of horn is warranted. 


This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a 
copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in 
Delhi/New Delhi. 


The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory 
signboards indicating the restrictions in the area for information and convenience of all concerned. 


This order shall come into force with immediate effect. 


Given under my hand and seal of this office on 21/11/2023. 


S. K. SINGH, Dy. Commissioner of Police, Traffic (HQ-I) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.  sanosxumar 


